निबंधन संख्या पी 0टी0-40 


YA 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


पृष्ठ 


या 


29 ज्येष्ठ 1935 ( श ० ) 
संख्या 25 पटना , 

बुधवार , 

19 जून 2013 ( ई ० ) 
विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-9 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
उपस्थापित किये जानेवाले 

प्रवर 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश । 

मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग- 8 – भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 
परीक्षा- फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

10-11 भाग - 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

12-12 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 19 जून 2013 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचनाएं 

28 मई 2013 
सं 0 ग्रा 0वि0-3 / स्था0-1-06 / 13 सं0-149896 — विभागीय अधिसूचना सं 0 447 दिनांक 19.01.10 द्वारा बिहार 
ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के गठन के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0-460 दिनांक 19.01.10 सहपठित शुद्धि पत्र सं 0 
592 दिनांक 25.01.2010 तथा संकल्प सं 0 2907 दिनांक 26.03.10 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त संवर्ग 
में नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति होने तक अंतरिम / कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्थानापन्न प्रभार देते हुये पदस्थापन हेतु 
19 - महाराजगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा का उप -निर्वाचन , 2013- भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 
100 / बिहार - लो 0 स 0 / 1 / 2013 / 440 दिनांक 23.05.13 एवं निर्वाचन विभाग, बिहार , पटना के पत्रांक 3119 दिनांक 
27.05.13 से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में स्वीकृत पैनल में उपलब्ध निम्नांकित पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों को स्तंभ-7 
में अंकित प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है : 


नव 


नव 


वर्तमान 


क्र . 


पदाधिकारी का 


पैतृक विभाग 


पदस्थापित 


ID No. 


गृह जिला 


पदस्थापित 
जिला का 


सं . 


नाम 


पदस्थापन 
का जिला 


का नाम 


प्रखंड का 


नाम 


नाम 


1 


2 


4 


5 


6 


7 


8 


3 
श्रीमती निशा 

रानी 


1 


RDD/ 000332 


मुंगेर 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


शेखपुरा 


दरियापुर 


सारण 


2 


RDD / 000004 


वैशाली 


नगरा 


सारण 


3 


RDD / 000135 


समस्तीपुर 


ग्रामीण विकास 

जहानाबाद 
विभाग 
ग्रामीण विकास सरायरंजन , 

विभाग समस्तीपुर 
ग्रामीण विकास 

कुदरा, 
विभाग 

भभुआ 


मशरख 


श्री रंजनी कुमार 

सिन्हा 
श्रीमती पूनम 

कुमारी 
श्री दिलीप कुमार 

सिंह 
श्रीमती कुमारी 

सुधा 


सारण 


4 


RDD / 000314 


भोजपुर 


भगवानपुर 

हाट 


सिवान 


5 


RDD/ 001873 


बेगूसराय 


ग्रामीण विकास 

विभाग 


तेघड़ा 


सिवान सदर 


सिवान 


श्री अनिल कुमार 


6 


RDD / 000319 


साह 


दरभंगा 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


खुटौना, 
मधुबनी 


जीरादेई 


सिवान 


7 


RDD / 002230 


श्रीमती सरिता 
कुमारी 


शिवहर 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


बछवाड़ा 


बसंतपुर 


सिवान 


बिहार गजट , 19 जून 2013 


3 


नव 


क्र . 


पदाधिकारी का 


पैतृक विभाग 


वर्तमान 
पदस्थापन 


नव 
पदस्थापित 
प्रखंड का 


ID No. 


गृह जिला 


पदस्थापित 
जिला का 


सं . 


नाम 


का नाम 


का जिला 


नाम 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


8 


RDD / 000697 


श्री अविनाश झा 


दरभंगा 


ग्रामीण विकास 
विभाग 


जितवारपुर, 
समस्तीपुर 


गोरियाकोठी 


सिवान 


2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा | 

3. उक्त पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में विभागीय संकल्प सं 0 460 दिनांक 19.01.10 सहपठित 
शुद्वि पत्र सं 0 592 दिनांक 25.01.2010 एवं संकल्प सं 0 2907 दिनांक 26.03.10 द्वारा लिये गये निर्णय तथा इस 
संदर्भ में प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेखित शर्त मान्य होंगे | 

4. कार्यावधि की समाप्ति के उपरांत उपरोक्त तालिका में प्रतिनियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी नियमित 
नियुक्ति का दावा नहीं करेगे । 

5. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी 24 घंटे के अन्दर विरमित होकर अपने -अपने नवपदस्थापन स्थान पर योगदान 
देकर निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करेंगे तथा योगदान एवं प्रभार प्रतिवेदन विभाग को भेजेंगे | 

6. उपरोक्त पदाधिकारी वेतनादि नवपदस्थापन स्थान से प्राप्त करेंगे | 

7. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की सेवापुस्त उनके पूर्व पदस्थापन के नियंत्री पदाधिकारी नवपदस्थापित प्रखंड से 
संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा नवपदस्थापित स्थान से संबंधित जिला के जिला 
पदाधिकारी को सेवापुस्त प्राप्त होने पर अपने अधीनस्थ कार्यालय में संधारित करेंगे । 

8. उपरोक्त तालिका के स्तम्भ -7 में अंकित प्रखंडों में पूर्व पदस्थापित पदाधिकारी नवअधिसूचित पदाधिकारी 
को अविलंब प्रभार सौंपकर विरमित होने के पश्चात ग्रामीण विकास विभाग में योगदान करेंगे | 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मिथिलेश 

कुमार 

सिंह , अपर सचिव । 


11 जून 2013 
सं 0 ग्रा 0वि0-3 / स्था0-1-06 / 13 ( खंड ) सं0- 151651 — विभागीय अधिसूचना सं0-447 दिनांक 19.01.10 द्वारा 
बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के गठन के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं 0 460 दिनांक 19.01.10 सहपठित शुद्धि 
पत्र सं 0 592 दिनांक 25.01.2010 तथा संकल्प सं 0 2907 दिनांक 26.03.10 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में 
उक्त संवर्ग में नियमित नियुक्ति /प्रोन्नति होने तक अंतरिम / कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्थानापन्न प्रभार देते हुये 
स्वीकृत पैनल में उपलब्ध निम्नांकित पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों को स्तंभ-7 में अंकित प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी 
के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 

वर्तमान नव 

नव 
क्र . पदाधिकारी का 

पैतृक विभाग 
ID No. 

पदस्थापन पदस्थापित पदस्थापित 
सं . नाम 

का नाम 

का जिला 

प्रखंड का नाम जिला का नाम 
2 3 

5 6 7 

8 
श्रीमती किरण 

ग्रामीण विकास 

लखनौर , 
1 RDD/ 001687 मधुबनी 

दरौंदा 

सिवान 
कुमारी 

विभाग मधुबनी 
श्रीमती रीता 

ग्रामीण विकास राजनगर, 
2 RDD /001488 मधुबनी 

बड़हरिया सिवान 
कुमारी 

विभाग 

मधुबनी 


गृह जिला 


1 


4 


4 


बिहार गजट , 19 जून 2013 


गृह जिला 


वर्तमान नव 

नव 
क्र . पदाधिकारी का 

पैतृक विभाग 
ID No. 

पदस्थापन पदस्थापित पदस्थापित 
सं . नाम 

का नाम 
का जिला 

प्रखंड का नाम जिला का नाम 
1 2 3 4 5 6 7 

8 
श्रीमती चन्द्रिका 

ग्रामीण विकास विस्फी , 
3 RDD / 000617 मधुबनी 

पचरूखी 

सिवान 
कुमारी 

विभाग मधुबनी 
श्रीमती निशिता 

ग्रामीण विकास 

कल्याणपुर , 
4 RDD / 000334 मधुबनी 

मकेर 

सारण 
ठाकुर 

विभाग समस्तीपुर 
2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा | 

3. उक्त पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में विभागीय संकल्प सं 0 460 दिनांक 19.01.10 सहपठित 
शुद्वि पत्र सं 0 592 दिनांक 25.01.2010 एवं संकल्प सं 0 2907 दिनांक 26.03.10 द्वारा लिये गये निर्णय तथा इस 
संदर्भ में प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेखित शर्त मान्य होंगे । 

4. कार्यावधि की समाप्ति के उपरांत उपरोक्त तालिका में प्रतिनियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी नियमित 
नियुक्ति का दावा नहीं करेगे । 

5. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर अपने - अपने नवपदस्थापन स्थान पर योगदान देकर 
निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करेंगे तथा योगदान एवं प्रभार प्रतिवेदन विभाग को भेजेंगे । 

6. उपरोक्त पदाधिकारी वेतनादि नवपदस्थापन स्थान से प्राप्त करेंगे । 

7. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की सेवापुस्त उनके पूर्व पदस्थापन के नियंत्री पदाधिकारी नवपदस्थापित प्रखंड से 
संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा नवपदस्थापित स्थान से संबंधित जिला के जिला 
पदाधिकारी को सेवापुस्त प्राप्त होने पर अपने अधीनस्थ कार्यालय में संधारित करेंगे । 

8. उपरोक्त तालिका के स्तम्भ -7 में अंकित प्रखंडों में पूर्व पदस्थापित पदाधिकारी नवअधिसूचित पदाधिकारी 
को अविलंब प्रभार सौंपकर विरमित होने के पश्चात ग्रामीण विकास विभाग में योगदान करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मिथिलेश कुमार सिंह, अपर सचिव । 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

5 जून 2013 
सं 0 2/ सी.एम.टी. -46/ 2011-2146 — जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 1116/ गो o, दिनांक 10.05.2013, द्वारा 
प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटरवाहन अधिनियम , 1988 की धारा- 200 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राज्य सरकार द्वारा बेगूसराय जिले के नगर थाना, बरौनी थाना एवं मुफसील थाना में पदस्थापित निम्नलिखित पुलिस 
पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 184 , 185 , 186 , 187 , 
188, 189 , एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 
एक वर्ष की अवधि तक के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है । शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि 
से कम नहीं होगी । 
क्र 0 सं 0 पुलिस पदाधिकारियों का पदनाम 

कार्य क्षेत्र 
1 
पुलिस निरीक्षक , नगर थाना, बेगूसराय 

नगर थाना क्षेत्र , बेगूसराय 
पुलिस निरीक्षक, बरौनी थाना , बेगूसराय 

बरौनी थाना क्षेत्र , बेगूसराय 
थानाध्यक्ष, मुफसील थाना, बेगूसराय 

मुफसील थाना क्षेत्र , बेगूसराय 


2 


3 


1 . 


2 . 


3 . 


बिहार गजट , 19 जून 2013 


5 


क्र ० सं ० 


पुलिस पदाधिकारियों का पदनाम 


कार्य क्षेत्र 


1 


2 


3 


4 . 


बेगूसराय 


थानाध्यक्ष, नगर थाना , 

नगर थाना क्षेत्र, बेगूसराय 
2. पुलिस अधीक्षक , बेगूसराय अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त संबंधित सभी पुलिस पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गयी 
शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन विभाग के मुख्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित 
करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , प्रधान सचिव । 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

6 जून 2013 
एस 0 ओ0 268 दिनांक 19 जून 2013 - नोटरीज ऐक्ट , 1952(53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 के नियम -8 के 
उप- नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3681/ जे0 , दिनांक 12.11.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक 
श्री प्रेम लाल सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 12.11.2012 से पुनः अगामी पाँच वर्षो 
के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि । 

किया गया है । 

5 
श्री प्रेम लाल सिंह अधिवक्ता, 

एम 0 ए 0 

कैमूर 
सिविल कोर्ट , कैमूर 

एल0 एल 0 बी 0 

जिला 
( भभुआ ) 

( सं0 सं 0- ए0/ नोट -67/ 2000/ 4230/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


6 


12.11.2002 


6 जून 2013 
एस0 ओ 0 269 , एस0 ओ 0 268 दिनांक 19 जून 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट -67/ 2000/ 4230 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


The 6th June 2013 
S.O. 268 dated the 19th June 2013 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Prem Lal Singh and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952) and sub - rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 3681/ J dated 12.11.2002 to practice as notary again for the 
next five years from 12.11.2012 . 


6 


बिहार गजट , 19 जून 2013 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


Date of which the 
name of the Notary 
has been entered 
in the Register. 

3 
12.11.2002 


Area in 

which 
Notary to 
practice 

5 
Kaimur 
District 


6 


1 
Shri Prem 
Lal Singh 


2 
Advocate , 

Civil Court 
Kaimur( Bhabua) 


4 
M.A 
L.L.B 


( File no.- A/ Not-67/ 2000/ 4230/ J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


6 जून 2013 
एस0 ओ0 270 दिनांक 19 जून 2013 - नोटरीज ऐक्ट , 1952(53 , 1952 ) की धारा -5 ( 2 ) के द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 के नियम -8 के 
उप-नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3137/ जे0, दिनांक 16.07.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक 
श्री राम सुरेश सिंह , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 16.07.2010 से पुनः अगामी पाँच 
वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

करने के लिए प्राधिकृत 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


16.07.1994 


श्री राम सुरेश 
सिंह 


अधिवक्ता , अनुमंडलीय 
न्यायालय मोहनिया 


बी ० एस० सी ० मोहनिया अनुमंडल 
एल 0 एल 0 बी 0 जिला - कैमूर 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -84/ 92 / 4231/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


6 जून 2013 
एस 0 ओ0 271 , एस 0 ओ0 270 दिनांक 19 जून 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0 - ए0/ नोट-84/92/ 4231/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


The 6th June 2013 
S.O. 270 dated the 19th June 2013 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 ( 53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Suresh Singh and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952) and sub - rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 3137 / J dated 16.07.1994 to practice as notary again for the 
next five years from 16.07.2010 . 


बिहार गजट, 19 जून 2013 


7 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


Area in which 
Notary to 
practice 


Date of which the 
name of the Notary 
has been entered in 
the Register. 

3 
16.07.1994 


6 


1 
Shri Ram 
Suresh 
Singh 


4 
B.Sc 
L.L.B 


2 
Advocate , 
Sub - divisional 
Court Mohania , 
Distt-Kaimur, 

Bhabhua 


5 
Mohania 
Sub - division 
Kaimur Distt 


( File no .- A/ Not-84/92/ 4231 / J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


6 जून 2013 
एस0 ओ 0 272 दिनांक 19 जून 2013 — नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 , 1952 ) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल श्री कमला सिंह , अधिवक्ता, नोटरी विक्रमगंज अनुमंडल न्यायालय , रोहतास , 
सासाराम का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-821 / जे0 दिनांक 13.03.2003 
द्वारा की गयी थी , लेख्य प्रमाणक अधिनियम , 1952 (1952 का 53 ) की धारा -4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित 
नोटरी पंजी से उनकी दिनांक 17.11.2012 को मृत्यु हो जाने के कारण तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट -13 / 2001/ 4232/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


6 जून 2013 
एस0 ओ0 273, एस 0 ओ 0 272 दिनांक 19 जून 2013 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार - राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खण्ड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट -13/ 2001/ 4232 / जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


The 6th June 2013 
S.O. 272 dated the 19th June 2013 — In exercise of the powers conferred under Section - 10 of the 
Notaries Act , 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Kamla Singh 
Notary Public , Vikramganj Subdivision , Rohtas, Sasaram whose appointment had been made as notary under 
Law Department s Notification memo no.821/ J dated- 13.03.2003 fromthe register maintained for Notaries 
under Section - 4 of the Notaries Act , 1952 after his death . 

( File No.- A/ Not - 13 / 2001 / 4232/ J ) 

By order of the Governor of Bihar , 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary. 


6 जून 2013 
एस 0 ओ0 274 दिनांक 19 जून 2013 - नोटरीज अधिनियम , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -10 के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल श्री नंद कुमार सिंह , अधिवक्ता , नोटरी सोनपुर अनुमंडल , जिला - सारण का 
नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-2919/ जे0 दिनांक 26.08.2002 द्वारा की 


8 


बिहार गजट , 19 जून 2013 


गयी थी , लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 ( 1952 का 53 ) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी 
से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है । 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट -19/ 2001 /4233/ जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


6 जून 2013 
एस 0 ओ0 275 , एस0 ओ 0 274 दिनांक 19 जून 2013 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खण्ड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट -19/ 2001 / 4233 / जे0 ) 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


The 6th June 2013 
S.O. 274 dated the 19th June 2013 — In exercise of the powers conferred under Section - 10 of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Nand Kumar 
Singh Notary Public, Sonepur whose appointment had been made as notary under Law Department s 
Notification memo no.2919 /J dated - 26.08.02 from the register maintained for Notaries under Section -4 of 
the Notaries Act, 1952. 

( File No.- A/ Not- 19 / 2001/ 4233/ J) 

By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


गृह विभाग 


( अभियोजन निदेशालय ) 


अधिसूचना 

27 मई 2013 
सं ० अ ० नि ० (01) 21 / 2010 / स्था०-471 — वित्त विभाग , बिहार पटना के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 एवं 
वित्त विभाग , बिहार पटना के परिपत्र सं 0 8710 दिनांक 19.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार अभियोजन सेवा के 
मूल कोटि के निम्नलिखित सहायक अभियोजन पदाधिकारियों (वेतनमान PB + 2GP 4800 ) को उनके नाम के सामने कॉलम 4 
में अंकित तिथि से वेतनमान PB2 + GP 5400 में प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है : 
क्र ० सहायक अभियोजन पदाधिकारी का नाम सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित 
/ वरीयता क्रमांक ( 2007 ) के पद पर योगदान की तिथि / वृत्ति उन्नयन की देय 
सेवा सम्पुष्टि की तिथि 

तिथि । 


1 


2 


3 


4 


1 


श्री दिनेश कुमार नं०-3 / 205 


08.01.1997 


दिनांक 01.01.2009 से 


10.06.2000 


2 


श्री उदय कुमार / 295 


04.01.1999 


दिनांक 04.01.2009 से 


04.01.2001 


3 


श्री बालकेश प्रसाद । 


12.01.1999 


दिनांक 12.01.2009 से 


30.09.2001 


4 


श्री शम्भु शरण / 334 


15.01.1999 


दिनांक 15.01.2009 से 


15.01.2001 


बिहार गजट , 19 जून 2013 


9 


क्र ० 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी का नाम 

/ वरीयता क्रमांक ( 2007 ) 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
के पद पर योगदान की तिथि / 

सेवा सम्पुष्टि की तिथि 


प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित 

वृत्ति उन्नयन की देय 


तिथि । 


1 


2 


3 


4 


5 


श्री सुमेरू राम / 363 


12.01.1999 


दिनांक 12.01.2009 से 


12.01.2001 


6 


श्री ज्ञान सागर / 365 


11.01.1999 


दिनांक 11.01.2009 से 


30.09.2001 


7 


श्री नकुल कुमार रजक / 371 


05.01.1999 


दिनांक 05.01.2009 से 


01.07.2006 


2. उपर्युक्त कंडिका 1 के क्रमांक 1,3,5 एवं 7 पर अंकित सहायक अभियोजन पदाधिकारियों का मामला सामान्य 
प्रशासन विभाग , बिहार , पटना के परिपत्र संख्या 2108 दिनांक 31.05.2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में विशेष 
चारित्री प्रमाण - पत्र के आधार पर विचारित किया गया है, अतः उन्हें भविष्य में विशेष चारित्री प्रमाण -पत्र का लाभ दुबारा 
नहीं मिलेगा । 

3. प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के फलस्वरूप उच्चतर वेतनमान में वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के 
नियम 22(1)(ए)(1 ) के प्रावधान के आलोक में किया जायेगा । मौलिक नियमावली के नियम 22 (1 )(ए )(1 ) के प्रावधान 
के अनुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अन्दर वित्तीय उन्नयन की तिथि अथवा वेतन 
वृद्धि की तिथि को वेतन निर्धारण कराने के संबंध में अपना विकल्प कार्यालय प्रधान / महालेखाकार/ वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) 
विभाग को समर्पित किया जाएगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
आमीर सुबहानी , प्रधान सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

11 जून 2013 
सं ० 6 / नि ० प्रति0-01-01 / 2013-2045 – वा 0 कर — बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, श्री प्रमोद 
कुमार, पदस्थापन हेतु प्रतिक्षारत को अगले आदेश तक के लिए बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुननिर्माण सोसाईटी के अधीन 
उप -निदेशक (वित्त ) के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है । 
2. प्रस्ताव पर उप -मुख्य ( विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
जगत नारायण प्रसाद, अवर सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 13-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


10 


बिहार गजट , 19 जून 2013 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


मुख्य अभियंता का कार्यालय 
जल संसाधन विभाग , सिवान । 


, 


- 


कार्यालय आदेश 

27 मई 2013 
सं 0 1 स्था 0 अनु0-12-108 / 2012-29 -सिवान — समाहर्ता - सह - अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सिवान के पत्रांक 
1565 दिनांक 06.11.12 एवं 1683 / स्था 0 दिनांक 6.12.12 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 06.11. 
2012 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री संजय कुमार राम, पिता स्व 0 भगरासन राम, भूतपूर्व अनुसेवक , सारण 
नहर प्रमंडल , महाराजगंज की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 + ग्रेड पें -1800 (मैट्रिक ) रूपये एवं समय - समय पर 
सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित चौकिदार के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान 
कार्यपालक अभियंता, बाढ नियंत्रण प्रमंडल ठकराहा शिविर गोपालगंज, के कार्यालय में दिनांक 19.06.2013 तक निश्चित रूप से 
दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व 0 भगरासन राम के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व श्री संजय कुमार राम पर होगी । 
उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरूद्ध 
नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश 
सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला गोलगंज के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र हर 
हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

5. अगर श्री संजय कुमार राम की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर 
दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग 
परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण - पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से 
संबंधित प्रमाण - पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका 
योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री संजय कुमार राम , से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज 
नहीं लेने देने का प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

11. उप - सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31/8/2005 के अनुसार दिनांक 01/09/2005 एवं उसके 
बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा । 


- 


आदेश से , 

चौधरी, 


दिनेश 

कुमार 
मुख्य अभियंता । 


बिहार गजट , 19 जून 2013 


11 


27 मई 2013 
सं 0 1 स्था 0 अनु0-12-107 / 2011-30 - सिवान — समाहर्ता- सह - अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सिवान के पत्रांक 
81(मु०) स्था 0 दिनांक 16.8.12 एवं 1411 / स्था 0 दिनांक 6.10.12 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 
16.8.2012 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में तबरेज आलम, पिता स्व 0. मो 0 अयूब, भूतपूर्व कनीय अभियंता , बाढ 
नियंत्रण प्रमंडल , सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 + ग्रेड पें -1800( मैट्रिक उत्तीर्ण) रूपये एवं 
समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित चौकिदार के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि 
वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, बाढ नियंत्रण अंचल पडरौना, के कार्यालय में दिनांक 19.06.2013 तक निश्चित रूप से दें 
दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व 0 मो 0 अयूब के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व श्री तबरेज आलम पर होगी । 
उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरूद्ध 
नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश 
सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला पश्चिम चम्पारण के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण 
पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

अगर श्री तबरेज आलम की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर 
दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग 
परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण - पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से 
संबंधित प्रमाण - पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका 
योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री तबरेज आलम , से भरण पोषण - पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज 
नहीं लेने देने का प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

11. उप - सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31/8/2005 के अनुसार दिनांक 01/09/2005 एवं उसके 
बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा । 

आदेश से , 
दिनेश कुमार चौधरी, 
मुख्य 

अभियंता । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 13-571 + 50- डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


12 


बिहार गजट , 19 जून 2013 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 
सं ० 1097 — मैं महेन्द्र चौधरी, पिता - स्व ० मुन्द्रिका चौधरी, उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम - कोरियावाँ, थाना जानीपुर , जिला 
पटना घोषणा करता हूँ कि मैनें अमित कुमार चौधरी ( पुरूष) जन्म तिथि 11.11.1996 और सुमित कुमार ( पुरूष) जन्म तिथि 30.03. 
1998 दोनों के पूर्व के पिता - स्व ० राज किशोर चौधरी एवं माता का नाम श्रीमती माधुरी देवी को 09.02.2007 को गोद लिया है । 
जिसका गोदनामा विलेख का निबंधन दिनांक 04.09.2012 को जिला निबंधन कार्यालय पटना में वसीका संख्या 4923/2012 द्वारा 
हुआ है । अमित कुमार चौधरी एवं सुमित कुमार, पिता - महेन्द्र चौधरी के नाम से जाने जायेंगे । 

महेन्द्र चौधरी । 


No. 1135 — I, Law Kumar S/ o Shaligram Singh, S.S.C., sailor (Indian Navy ) Vill + P.O. 
Baligaon, Dist .- Bhojpur ( Ara ) Bihar , Shall henceforth be known as Lav Kumar S /o Shaligram 
Singh for the purpose of correction of wrong entries occurred in school records & other documents 
due to parental mistake . 


LAV KUMAR . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 13-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


